रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 २८७0. No. 0. L.-33004/99 


Jiitd = राज्जपतन्र 
Che Gazette of JGndia 


Ot. Gh. -S7. Wet. -37.-2907 202 3-24774 
CG-DL-E-29072023-24774 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग प--खण्ड ३---उप-खण्ड (ii) 
PART II—Section 3—Sub-section (ii) 


प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 
a. 3246] नई दिल्‍ली, शुक्रवार, जुलाई 28, 2023/श्रावण 6, 945 
No. 3246] NEW DELHI, FRIDAY, JULY 28, 2023/SHRAVANA 6, 945 


सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय 
अधिसूचना 
नई दिल्‍ली, 28 जुलाई, 2023 


का.आ. 3392(अ)--केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 7956 (956 का 48) (जिसे इसमें इसके 
पश्चात्‌ उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (4) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क 
परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 2026 तारीख 2 मई, 2023, जो भारत के राजपत्र, 
असाधारण, भाग ॥, खण्ड 3, उपखंड (ii) A प्रकाशित की गई थी, द्वारा पंजाब राज्य के संगरूर जिले में NH205 AG के 
कि.मी. 62.255 से कि.मी.75.365 (डीसी औफस संगरूर) तक के राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण (चोड़ाकरने / चार लेन का 
बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन 
करने के अपने आशय की घोषणा की थी ; 


और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख 8.06.2023 
को "द ट्रिब्यून (इंग्लिश)" और "जगबानी (पंजाबी)" दोनों में प्रकाशित किया गया था ; 

और आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर 
दिया है; 


और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (॥) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को 
अपनी रिपोर्ट दे दी है ; 


अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपार्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ 
की उपधारा (॥) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का 
पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ; 


489] GI/2023 () 


2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] 


और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3a की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है 
कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक 
रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी । 


अनुसूची 


पंजाब राज्य के संगरूर जिले में NH205 AG के कि.मी. 62.255 से कि.मी.75.365 (डीसी औफस संगरूर) के लिए अर्जन 
की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित विवरण। 


राज्य का नाम: पंजाब जिले का नाम: संगरूर 
क्रमिक सर्वेक्षण संख्या भूमि का प्रकार | भूमि की प्रकृति | भूमि का क्षेत्रफल भूस्वामी/ हितबद्ध 
संख्या (हेक्टेयर में) व्यक्तियों का नाम 
| | See 7 ee eS Se 


तालुक का नाम: शेरपुर 


गांव का नाम: फरवाही 


/ 744 निजी गैर-मुंकिन पहि 0.0469|#गर पंचायत देह 
कृषि 0.0969||ागा सिंह पुत्र नरेन 


सिंह पुत्र लाल सिंह 
492/747 

कृषि 0.236|राज कलमिंदर कौर 
पत्नी रणजीत सिंह पुत्र 
कौर सिंह 
493/747/ 

कृषि 0.4644|अवतार सिंह पुत्र नरेन 
सिंह पुत्र लाल सिंह व 
अन्य 
493/747/2 

0.0843|राज कलमिंदर कौर 

पत्नी रंजीत सिंह पुत्र 
कौर सिंह 
4494/753 


गैरमुमकिन पही 0.0469| नगर पंचायत देह 


कृषि 0.036ैजिसप्रीत सिंह पुत्र 
बलवीर सिंह पुत्र मंगर 


गांव का नाम: चांगली 


ने 


छा 


नि 407 निजी गैर-मुंकिन 0.035|निगर पंचायत देह 
407 


[भाग Wars 3(ii)] भारत का राजपत्र : असाधारण 3 


447/4 गैर-मुंकिन 0.0084|निगर पंचायत देह 
447/4 


गुरतेज सिंह पुत्र 
जोगिंदर सिंह पुत्र कपूर 


सिंह व अन्य 
43 489 निजी गैर-मुंकिन 0.0259|निगर पंचायत देह 
489 
सिंह व अन्य 
गांव का नाम: कातरौ 


गैरमुमकिन पही 0.0232|ग्रतेज सिंह पुत्र 
जोगिंदर सिंह पुत्र कपूर 
448 
434 मिन गैरमुमकिन पही 0.0045 
सिंह व अन्य 
434 Min 
44 2396/448 निजी कृषि 0.0232|गुरचरण सिंह पुत्र 
जोगिंदर सिंह पुत्र कपूर 
2396/448 
गैरमुमकिन / 0.4054|सुरजीत कौर विधवा 
कृषि नायब सिंह पुत्र गनदा 
सिंह व अन्य 
4933/244 
4030 सरकारी गैर-मुमकिन रोड 0.0537|ग्राम पंचायत कतरों 
030 
397/343/845 निजी 


4/4 हिस्सा छोटा सिंह 


पुत्र बचना पुत्र नंदू व 
अन्य 
3३497/3443/845 


48 824 सरकारी गैर-मुमकिन रोड 0.0344) iifastat गवर्नमेंट 
824 


गांव का नाम: ATT 


2427 कृषि गैर-मुमकिन 0.0042|जिगतारण सिंह पुत्र 
बचितार सिंह पुत्र 
weal सिंह व अन्य 
227 


2440 0.007|भिरभूर सिंह पुत्र प्रीतम 
सिंह मुतबाना पुत्र 


4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] 


24 244 निजी कृषि 0.4644|भिरभूर सिंह पुत्र प्रीतम 
सिंह मुतबाना पुत्र 
हरनाम सिंह व अन्य 
244 
सिंह मुतबाना पुत्र 
हरनाम सिंह व अन्य 

23 3434 निजी कृषि 0.0645|कोटला बरंच सरहंद 

24 3488 निजी गैर-मुंकिन पहि 0.0059]ग्राम पंचायत देह 
3488 

25 4329 गैरमुमकिन पही 0.0477|जिमला मुसतरका 
मलिक हसब रसद 
ChAT खेवत 
4329 

26 गैरमुमकिन पही 077| saat मुसतर्क मलिक 
खेवट 
4330 

27 4332 निजी गैर-मुंकिन पहि 0.0477|जिमला मुसतर्क मलिक 
हसब रसाद THAT 
खेवट 
4332 

28 4338 निजी गैर-मुंकिन खाल 0.0084|जिमला मुसतर्क मलिक 
हसब रसाद THAT 
खेवट 
4338 
हसब रसाद THAT 
खेवट 


22 2442 निजी कृषि 0.062|भरभूर सिंह पुत्र प्रीतम 
2442 

गांव का नाम: गोबिंदपुरा 

निजी 
4330 निजी गैरमुमकिन पही 0.0477 

हसब रसाद रकबा 

29 4339 निजी गैर-मुंकिन पहि 0.0042|जिमला मुसतर्क मलिक 
4339 


30 4365 निजी गैर-मुंकिन पहि 0.0843|स्टेट गवर्नमेंट 
4365 

3 4366 सरकारी गैर मुमकिन 0.0804|स्टिट गवर्नमेंट 
सड़क 4366 


[भाग Wars 3(ii)] भारत का राजपत्र : असाधारण 5 


32 4368 निजी गैर मुमकिन 0.0443|जुमला मुसतर्क मलिक 
खाल हसब रसाद रकबा 

33 4468/426 निजी कृषि रीता दे । 

34 625 निजी गैर मुमकिन 
कोठा मोटर 

गांव का नाम: भगवानपुरा 


4443/929 0.4389|हिरबंस सिंह पुत्र नछतर 


गांव का नाम: खेरी चाहलन 


3३/ मिन 0.4462|जिसवंत सिंह पुत्र जय 
3000/7 0.007|जिसवंत सिंह पुत्र जय 


किशन पुत्र ईशर सिंह व 
गांव का नाम: रामनगर SAT 


अन्य 
3000/7 
गैरमुमकिन पही 0.0607 ट्रस्ट बीबी बचितार 
कौर बैतमम बलजिंदर 
सिंह पुत्र सुखदेव सिंह 
पुत्र कुलदीप सिंह व 
अन्य 
232 
42//3/ 0.00||(Te4stta कारू विधवा 


बलजिंदर सिंह पूत्र 

40 46//5/ निजी कृषि 0.040[गुरदेव कौर विधवा 
नछतर सिंह व अन्य 
46//5/' 


पुत्र जगरनाथ व अन्य 
468/426 


सुखदेव सिंह व अन्य 
4//(3/ 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] 


50//2/ 0.4548|करमजीत सिंह पुत्र 


सरकारी 0253|नगर पंचायत देह 


कुल योग 2.4482 


[T. स. NHAI/PIU/PATIALA/I0/SIRHIND-SEHNA/DPR/3D] 


अभय जैन, उप सचिव 


MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS 
NOTIFICATION 
New Delhi the 28th July, 2023 

S.O. 3392(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport 
and Highways, 2026 Dated 2nd May, 2023 , published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub- 
section (ii) issued under sub-section (l) of section 3A of the National Highway Act, 956 (48 of 956) (hereinafter 
referred to as the said Act), the Central Government declared its intension to acquire the land specified in the Schedule 
annexed to the said notification for building (widening/four-laning, etc.), maintenance, management and operation 
of NH205 AG in the stretch of land from Km. 62.255 to Km. 75.365 (dc offices sangrur) in the district of SANGRUR 
in the state of PUNJAB 


And whereas the substance of the said notification has been published in “The Tribune (English) ” and 
“Jagbani (Punjabi)” both dated /8.06.2023; under sub-section (3) of section 3A of the said Act; 


And whereas objections have been received and the same have been considered and disallowed by the 
competent Authority; 


And whereas, in pursuance of sub-section (l) of section 3D of the said Act, the competent authority has 
submitted its report to the Central Government; 


Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers 
conferred by the sub-section (.) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land 
specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose; 

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby 
declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall 
vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances. 


SCHEDULE 


Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the NH205 AG in the stretch of 
land from Km. 62.255 to Km. 75.365 (dc offices sangrur) in the district of SANGRUR in the state of PUNJAB 


Village: Pharwahi 


Private Gairmunkin Pahi 0.069]|Nagar Panchayat 
Deh 
74\ 


TAT 0.0969||Baga Singh S/o 
Naren Singh S/o Lal 
Singh 
492/747 


[भाग ars 3(ii)] भारत का राजपत्र : असाधारण 7 


0.236||Raj Kalminder Kaur 
W/o Ranjit Singh S/o 
Kaur Singh 
493/747/ 


0.644/|Avtar Singh S/o 
Naren Singh S/o Lal 
Singh & Other 
493/747/2 


0.0843]|Raj Kalminder Kaur 
W/o Ranjit Singh S/o 
Kaur Singh 
494/753 


]5 Pi 

LI7/l Private Gairmunkin 0.0084]|Nagar Panchayat 
Deh 
LI7/l 


Gairmunkin 


Gairmunkin / 
Agriculture 


{7 397/343/845 


Nandu & Other 


8 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] 


397/343/845 


Government Gairmumkin Road 0.034]/Provisional 
Government 
824 


Village: Sherpur 


0.0042/\Jagtaran Singh S/o 
Bachitar Singh S/o 


3 343] Private Agriculture 0.065}|Kotla Baranch 
Sarhand Canal 
343| 
3488 Private Gairmunkin Pahi 0.0059]|Gram Panchayat Deh 
3488 


0.0!77}/Jumla Musatarka 
Malik Hasab Rasad 
Rakba Khewat 
329 


0.0!77}|Jumla Musatarka 
Malik Hasab Rasad 
Rakba Khewat 
330 


0.0!77||Jumla Musatarka 
Malik Hasab Rasad 
Rakba Khewat 
332 


0.0084]|/Jumla Musatarka 
Malik Hasab Rasad 
Rakba Khewat 
338 


0.0042]/Jumla Musatarka 
Malik Hasab Rasad 
Rakba Khewat 
339 


0.0443]/Jumla Musatarka 
Malik Hasab Rasad 
Rakba Khewat 


0.0l69}/Rita Devi D/o 


468/426 


[भाग Wars 3(ii)] भारत का राजपत्र : असाधारण 9 


Gairmunkin Kotha 0.3056]|Rajinder Kaur 
Motar Widow Balvant 
Singh S/o Bir Singh 


Village: Bhagwanpura 


3/929 Private Agriculture 
Nachhatar Singh 
| | 3/929/|3 


Agriculture 


Agriculture 


Kaur Baitmam 
Baljinder Singh S/o 
Sukhdev Singh S/o 


Paramjit Karu 
Widow Baljinder 


Gurdev Kaur Widow 
Nachhatar Singh & 


42 Government Road 0.0253]|Nagar Panchayat 
pf PF" | "FE 
tall जजल्छ[ __] 
[F. No. NHAI/PIU/PATIALA/ l0/SIRHIND-SEHNA/DPR/3D] 
ABHAY JAIN, Dy. 86८५. 


Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-0064 
and Published by the Controller of Publications, Delhi-l0054. amikumar 


